निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 167 ) 


19 पौष 1936 ( AO ) 
पटना , शुक्रवार , 9 जनवरी 2015 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


विवरणिका 

1 मार्च 2014 
सं0 वि०स० ( का० ) - 11/ 2011 - 448/वि०स० - पंचदश बिहार विधान - सभा में लोक जनशक्ति पार्टी के वर्तमान में 
मात्र एक सदस्य , श्री जाकिर हुसैन खान , स०वि०स० , क्षेत्र सं० - 49 , अररिया ने जनता दल ( यूनाईटेड ) द्वारा किये गए विकास 
कार्य, भ्रष्टाचार उन्मूलन , धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत एवं न्याय के साथ विकास से प्रभावित होकर बिहार विधान - सभा जनता दल 
( यूनाईटेड ) विधायक दल में विलय का अनुरोध किया है । 

अतः भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय , बिहार 
विधान - सभा ने लोक जनशक्ति पार्टी विधायक दल के एकमात्र माननीय सदस्य श्री जाकिर हुसैन खान , स०वि०स० को बिहार 
विधान - सभा जनता दल ( यूनाईटेड ) विधायक दल में विलय की स्वीकृति प्रदान करते हुए उन्हें अब जनता दल ( यू० ) के 
सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

फूल झा , 
प्रभारी सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 167 -571 + 20 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


